इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


CAM. 


न 
. 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 201 ] 


भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 मई 2014 - वैशाख 29, शक 1936 


वन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 मई 2014 
क्र . एफ . 15 -01 - 2011 - दस - 2. - चूंकि , मध्यप्रदेश शासन यह मानता है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र बाघों, अन्य 
सह - मांसभक्षियों एवं उनके भोज्य वन्यजीवों के एवं उनके प्राकृतावास व पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक , वन्यजीव 
एवं वानस्पतिक महत्व का है ; 


अतः वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन , एतद्द्वारा, 
नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को " संजय टाइगर रिजर्व " के रूप में अधिसूचित करता है एवं इसके एकीकृत प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण 
के प्रयोजन के लिए इसे क्षेत्र संचालक , संजय टाइगर रिजर्व, सीधी के अधीन करता है : 


अनुसूची 


क . गठन 


टाइगर रिजर्व का नाम 


संजय टाइगर रिजर्व 


जिलों के नाम 


सीधी एवं शहडोल 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ - संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय दुबरी अभ्यारण्य का 81,258. 100 हेक्टेयर क्षेत्र 
प्राकृतावास ( क्रिटिकल [ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15 - 31 - 2007 - दस - 2, दिनांक 23 फरवरी , 2011 द्वारा 
टाइगर हैबिटाट ) 

वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (i) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 81,258. 100 हेक्टेयर क्षेत्र को कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
(क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे बाघ संरक्षण के उद्देश्य 
से , अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना, अक्षत् 
रखा जाना है. ] 


401 


402 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मई 2014 


बफर क्षेत्र 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) से लगे सीधी एवं 
शहडोल जिलों के आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अन्य क्षेत्र . 
[ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15 - 01 - 2011 - दस - 2, दिनांक 7 फरवरी, 2011 द्वारा 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (ii) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 86, 193. 124 हेक्टेयर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, 
जहां बाघ एवं अन्य प्रजातियों के पर्याप्त प्रसार ( डिस्पर्सल ) के साथ क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
(क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षाकृत कम स्तर के प्राकृतावास 
संरक्षण की आवश्यकता है एवं जिसका उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन , विकास 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ, वन्यजीव एवं मानव क्रियाकलाप 
के सह - अस्तित्व को बढ़ावा देना है. ] 


कुल क्षेत्रफल 


1, 67 , 451.224 हेक्टेयर 


ख . प्रशासनिक इकाइयां एवं सीमाएं 


1 . संजय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है : -- 


कोर/ 
बफर 


वन क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) 


अन्य क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) 


योग 
( हेक्टेयर ) 


वन मंडल उप वन परिक्षेत्र 

का नाम मंडल का नाम 
( मुख्यालय ) का नाम (मुख्यालय ) 

( मुख्यालय ) 
( 1) (2 ) ( 3) 


उप वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


कोर 


15943. 400 


2783 . 100 18726. 500 


संजय मझौली दुबरी 
टाइगर ( मझौली ) ( मझौली ) 
रिजर्व 
( सीधी ). 

बस्तुआ 
( मझौली ) 


कोर 


14517.900 


1549. 400 16067.300 


उत्तर 

उत्तर 
सीधी ( सामान्य ) वन मंडल सीधी ( सामान्य ) 
की दक्षिणी सीमा सेहरा नदी तक . वन मंडल की 

दक्षिणी सीमा एवं 
सेहरा नदी से संजय दुबरी गोपद नदी. 
अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा. पूर्व 
दक्षिण 

गोपद नदी 
संजय दुबरी अभ्यारण्य एवं दक्षिण 
उत्तर शहडोल ( सामान्य ) छत्तीसगढ़ राज्य 
वन मंडल. 

की सीमा एवं 
पश्चिम उत्तर शहडोल 
उत्तर शहडोल ( सामान्य ) वन ( सामान्य ) वन 
मंडल की पूर्वी सीमा एवं मंडल . 
ओदारी नदी. 


बफर 10062. 000 11483. 400 21545. 400 


ब्यौहारी 
( ब्यौहारी ) 


योग . . उप वन मंडल मझौली 40523. 300 15815. 900 56339. 200 


कोर 


26450.200 


1855 .500 28305.700 


कुसमी मोहन 
( कुसमी ) ( कुसमी ) 


उत्तर 
सीधी ( सामान्य ) वन मंडल 
एवं गोपद नदी. 

पूर्व 
गोपद नदी . 

दक्षिण 
छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. 


बफर 


9674. 100 


5768.600 15442. 700 


भुइमाड़ 
( भुइमाड़ ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मई 2014 


402 ( 1 ) 


___ ( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


टमसार बफर 10833.600 10904.600 21738.200 

पश्चिम 

पश्चिम 
( टमसार ) 

संजय राष्ट्रीय उद्यान के कोर उत्तर शहडोल 

परिक्षेत्र मोहन की पश्चिमी ( सामान्य ) वन 
योग . . उप वन मंडल कुसमी 46957.900 18528.700 65486 . 600 

सीमा एवं कोर परिक्षेत्र पोंड़ी मंडल की पूर्वी 
की पूर्वी सीमा, नेउरा नाला सीमा . 

से खेलना नाला. 
सीधी पोंड़ी कोर 17577. 400 581. 200 18158 .600 

उत्तर 
( सीधी ) ( पोंड़ी ) 

सीधी ( सामान्य ) वन मंडल. 

पूर्व 
खेलना नाला से संजय राष्ट्रीय 
उद्यान के कोर परिक्षेत्र पोंड़ी 

की पूर्वी सीमा. 
मड़वास बफर 19894. 824 _ 7572. 000 27466 .824 दक्षिण 
( मड़वास ) 

छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. 

पश्चिम 
योग . . उप वन मंडल सीधी 37472. 2248153 . 200 45625. 424 सजय दुबरा अभ्यावरण क 

कोर परिक्षेत्र बस्तुआ की पूर्वी 

सीमा से सेहरा नदी तक . 
महायोग . . संजय टाइगर रिजर्व 124953:424 42497.800 167451. 224 


2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कुल 1,67, 451. 224 हेक्टेयर क्षेत्र का नाम " संजय टाइगर रिजर्व " होगा, जो " क्षेत्र 
संचालक , संजय टाइगर रिज़र्व सीधी " के नियंत्रण में रहेगा. क्षेत्र संचालक की सहायता के लिए एक " उप संचालक , संजय टाइगर रिजर्व " 
होंगे, जो संजय टाइगर रिजर्व के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे. प्रत्येक उप वन मंडल का प्रभार एक 
" सहायक संचालक " के पास होगा, जो उप संचालक के अधीन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होंगे . 


ग. सम्मिलित क्षेत्र का विवरण 


क्रमांक 


इकाई का नाम 


आरक्षित वन 
( हेक्टेयर ) 

( 3 ) 


संरक्षित वन 
( हेक्टेयर ) 

( 4 ) 


अन्य क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) 

( 5 ) 


योग 
( हेक्टेयर ) 

( 6 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


1. कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) 


1 


संजय राष्ट्रीय उद्यान 


42, 894. 900 


1 ,132 . 700 


2,436. 700 


46 , 464. 300 


2 


संजय दुबरी अभ्यारण्य 


24 ,458. 300 


6, 003. 000 


4, 332 .500 


34, 793. 800 


67, 353. 200 


7 , 135 .700 


6 , 769. 200 


81. 258. 100 


योग . . कोर क्षेत्र या क्रांतिक 

बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर 
हैबिटाट ) 


402 (2) 


HEZE , 


743 , fçrich 19 HS 2014 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


2. qh gia 


1 


32, 992 .880 


11, 185 . 362 


24 , 314 . 340 


68, 492 .582 


Heft ( API) T HSM , 
सीधी 


4 , 761.010 


1 ,525 . 300 


9 ,547 . 192 


15 ,833 .502 


उत्तर शहडोल ( सामान्य ) 
वन मंडल, शहडोल 


0 .000 


0 .000 


1,665. 570 


1 ,665.570 


3 
4 


संजय दुबरी अभ्यारण्य 
HULY 14 JEH 


0 .000 


0 .000 


201.470 


201. 470 


Uh . . Quot atat : 


37 ,753 .890 


12 ,710 .662 


86 , 193 . 124 


35,728 . 572 
42 ,497.772 


Hreitet . . FAST ZIşor field : 1,05, 107.090 


19 ,846 . 362 


1,67 , 451.224 


No. F - 15 -01- 2011- X -2 .- WHEREAS , the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in 
the Schedule below is of adequate ecological, faunal and floral significance for the purpose of conservation of 
tigers , other co - predators and their prey base and their habitat and environment; 


THEREFORE , in exercise of the powers conferred under - Section 38V (1 ) of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 , 
the Government of Madhya Pradesh , hereby notifies the area specified in the Schedule below as “ Sanjay Tiger 
Reserve ” and places it , for the purpose of its unified management and administrative control, under the Field Director, 
Sanjay Tiger Reserve, Sidhi : 


SCHEDULE 


a . Constitution 


Name of the Tiger Reserve - Sanjay Tiger Reserve 


Name of the Districts 


Sidhi and Shahdol 


Core Area or Critical 
Tiger Habitat. 


81,258 . 100 hectare area of Sanjay National Park and Sanjay Dubari Sanctuary. 
[ Vi de M . P . Gazette Notification No. F - 15 - 31 -2007 - X - 2 , dated 23rd February , 
2011 , in exercise of the powers conferred under Explanation (i) of Section 38V 
of the Wildlife ( Protection ) Act, 1972 , an area of 81,258 . 100 hectares has been 
notified as the Core Area or Critical Tiger Habitat, which is to be kept inviolate 
for the purpose of tiger conservation , without affecting the rights of the Sched 
uled Tribes or such other Forest dwellers ]. 


Fuffer Area 


Reserved Forests, Protected Forests and other areas of Sidhi and Shahdol 
Districts adjoining the Core Area or Critical Tiger Habitat. 
[ Vide M . P . Gazette Notification No. F -15 -01 -2011- X - 2, dated 7th February , 
2011, in exercise of the powers conferred under Explanation ( ii) of Section 38V 
of the Wildlife (Protection ) Act, an area of 86 , 193. 124 hectares has been no 
tified as the Buffer Area , where a lesser degree of habitat protection is required 
to ensure the integrity of the Critical Tiger Habitat with adequate dispersal for 
tiger and other species, and which aims at promoting co -existence between 
wildlife and human activity with due recognition of the livelihood , developmen 
tal, Social and Cultural rights of the local people ). 


Total Area . . 


1,67,451.224 hectares . 


FETYT 176143 , GTCA 19 F 2014 


402 ( 3 ) 


b . Administrative Units and Boundaries 
1. The area of Sanjay Tiger Reserve is divided into the following administrative units : 


RangeCorel 
(Head - Buffer 
quarters ) 


Forest 

Area 
(hectares) 


Name of Name of 

Forest Forest sub - 
Division Division 

(Head (Head 
quarters) quarters) 

( 1) (2 ) 


Other 

Area 
(hectares ) 


Total 

Area 
(hectares) 


Boundaries of 
Forest Sub -Division 


Boundaries 
of Forest 
Division 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


(9 ) 


Sanjay Majhauli Dubari Core 15943.400 2783. 100 18726 .500 

North 

North 
Tiger (Majhauli ) (Majhauli ) 

Southern boundary of Southern bound 
Reserve 

sidhi ( Territorial) Forestary of Sidhi 
(Sidhi) 

Division upto Sehra River. ( Territiorial) 
East 

Forest Division 
Bastua Core 14517.900 - 1549.400 16067 .300 Sehra River to Eastern and Gopad 
(Majhauli ) 

boundary of Sanjay Dubari River. 
Sanctuary . 

East 
South 

Gopad River . 

Sanjay Dubari Sanctuary South 
Beohari Buffer 10062. 000 11483 .400 21545 .400 and North Shahdol Boundary of 
(Beohari) 

( Territorial) Forest Chhattisgarh 
Division . 

State and North 
West 

Shahdol (Terri 
Eastern boundary of North torial) Forest 

Shahdol (Territorial) Division . 
Total : Forest Sub - Division 40523 .300 15815 .900 56339.200 Forest Division and Odaari West 
Majhauli 

River . 

Eastern bound 

ary North 
Kusmi Mohan Core 26450 .200 1855.500 28305 .700 

North 

Shahdol ( Terri 
(Kusmi) ( Kusmi) 

Sidhi ( Territorial) Forest torial) Forest 
Division and Gopad River. Division . 

East 
Bhuimad Buffer 9674 .100 5768.600 15442.700 . Gopad River. 
( Bhuimad ) 

South 
Boundary of Chhattisgarh 

State . 
Tamsar Buffer 10833.600 10904 .600 21738 .200 

West 
( Tamsar) 

Western boundary of Core 
Range Mohan and Eastern 
boundary of Core Range 

Pondi of Sanjay National 
Total : Forest Sub -Division 46957. 900 18528 .700 65486 .600 Park Neur Nala upto 
Kusmi 

Khelna Nala . 


Core 


17577.400 


581.200 


18158 .600 


Sidhi 
(Sidhi) 


Pondi 
(Pondi) 


North 
Sidhi ( Territorial) Forest 
Division 

East 
Khelna Nala to Eastern 
boundary of Core Range 
Pondi of Sanjay National 
Park . 

South 
Boundary of Chhattisgarh 
State . 


19894 .824 


7572 .000 


27466.824 


Face 


West 


Madwas Buffer 

(Madwas) 
Total : Forest Sub - Division 

Sidhi 
Grand Total . . Sanjay Tiger 

Reserve 


37472.224 


8153 .200 45625 .424 


Eastern boundary of Core 
Range Bastua of Sanjay 
Dubari Sanctuary to Sehra 
River 


124953.424 


42497.800 167451.224 


LAWAN 


402 ( 4 ) 


TEZYGTI 1648 , FGH14 19 H $ 2014 


2 . The total area of 1,67 ,451 .224 hectares , notified under this notification , shall be named “ Sanjay Tiger 
Reserve” , which shall be under the control of the " Field Director, Sanjay Tiger Reserve Sidhi” . To assist the Field 
Director, there shall be one “ Deputy Director, Sanjay Tiger Reserve” , who shall also be the Drawing and Disbursing 
Officer for Sanjay Tiger Reserve . The in -charge of each Forest Sub - Division shall be an “ Assistant Director” , who 
shall be an Officer of the rank of Assistant Conservator of Forests under the Deputy Director. 


c . Details of the Area Included 


S .No. 


Name of the Unit 


Reserved Forest 

(hectares ) 


Protected Forest 

(hectares ) 


Other Areas 
(hectares ) 

(5 ) 


Total 
(hectares) 

(6 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . Core Area or Critical Tiger Habitat 


1 


Sanjay National Park 


42 ,894 .900 


1,132.700 


2 ,436 .700 


46 ,464. 300 


Sanjay Dubari Sanctuary 


24 , 458 . 300 


6 ,003.000 


4 ,332.500 


34 , 793.800 


67, 353. 200 


7 ,135 ,700 


6 ,769. 200 


81 , 258 . 100 


Total . .Core Area or 
Critical Tiger Habitat 


2 . Buffer Area 


32 ,992 . 880 


11 , 185 . 362 


24 ,314 . 340 


68, 492 .582 


Sidhi ( Territorial) 
Forest Division , Sidhi. 


2 


4 ,761.010 


1,525 . 300 


9 ,547. 192 


15 , 833 .502 


North Shahdol (Territorial) 
Forest Division , Shahdol. 


3 


Sanjay Dubari Sanctuary 


0 .000 


0 .000 


1,665.570 


1,665 .570 


. 


Sanjay National Park 


0 .000 


0 .000 


201.470 


201. 470 


Total . .Buffer Area 


37 ,753 .890 


12,710.662 


35 ,728 .572 


86 , 193 . 124 


1, 05 , 107 .090 


Grand Total 
Sanjay Tiger Reserve 


19 ,846 .362 


42497 .772 


1,67, 451.224 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रशांत कुमार, सचिव. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


